Hama 
CMOM 


ESO 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

13 फाल्गुन 1935 ( श० ) 
संख्या 101 राँची, मंगलवार 

4 मार्च , 2014 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
3 मार्च, 2014 


संख्या-3/विविध- 07 -05/ 2014 का . 2170 -- भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास (बोकारो ) के पद 
पर पदस्थापित श्री संदीप कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 759/03, गृह जिला- गिरिडीह ) सम्प्रति 
अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा की सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, 
राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक Competent Authority के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु 
सेवा ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ONGC ) को सौंपी जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार बाजपेयी , 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 101 _ 50 | 


